रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/ 99 


REGD. NO. D L.-33004/99 


ai 


३ 


U 


A 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY . 
भाग II - खण्ड 3 - उप खण्ड (ii ) 
PART IT - Section 3 - Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार, जून 26 , 2000 / आषाढ़ 5 , 1922 
NEW DELHI , MONDAY, JUNE 26, 2000/ ASADHA 5, 1922. 


D 


सं . 4191 
No. 419] 


% 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग ) 


अधिसूचना संख्या - 21 ( आर ई - 2000 )/ 1997 -- 2002 


नई दिल्ली, 26 जून, 2000 


का . आ . 595 ( अ ). -निर्यात और आयात नीति , 1997 - 2002 ( 31 - 3 - 2000 तक के संशोधनों सहित ) के पैरा 1. 3 के साथ पठित 
विदेश व्यापार ( विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1992 ( 1992 की संख्या 22 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 
निर्यात और आयात नीति , 1997 - 2002 ( 31 - 3 - 2000 तक के संशोधनों सहित ) में , एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है : 

निर्यात और आयात मदों, के आई टी सी ( एच एस ) वर्गीकरणों , 1997 -- 2002 ( 31 अगस्त, 1998 तक के संशोधनों सहित ) की 
अनुसूची- 2, तालिका - ख में अधिसूचना संख्या- 11 ( आर ई- 2000 ) 1997 - 2002 , दिनांक 26 अप्रैल, 2000 के क्रम में आई टी सी ( एच एस ) 
कोड संख्या- 0703 ( 2 ) की प्रविष्टि में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे : 


0703 ( 2 ) - बंगलौर रोज प्याज और कृष्णापुरम प्याज - सरणीबद्ध - निम्नलिखित शतों के अधीन : 


( 1 ) केएपीपीईसी, बंगलौर को बंगलौर रोज प्याज के निर्यात के लिए सरणीकरण एजेंसी नियुक्त किया गया है । 


( 2 ) एपीएमएआरकेएफईडी, हैदराबाद को कृष्णापुरम प्याज के निर्यात के लिए सरणीकरण एजेंसी नियुक्त किया गया है । 
( 3 ) केएपीपीईसी और एपीएमएआरकेएफईडी अलग - अलग किस्मों के प्याजों के संबंध में नियमित प्याजों के लिए नेफेड द्वारा तैयार 

की गई प्रक्रियाओं को अपनाएंगे । 


( 4 ) केएपीपीईसी और एपीएमएआरकेएफईडी क्रमश: बंगलौर रोज और कृष्णापुरम प्याजों के निर्यात के लिए लाइसेंस के मद्दे अनापत्ति 

प्रमाणपत्र जारी करेंगे । जबकि केएपीपीईसी के कंसाइंमेंटों की स्टफिंग और सीलिंग के समय बंगलौर रोज प्याज को प्रमाणित करेगा, 
इसी प्रकार एपीएमएआरकेएफईडी कृष्णापुरम प्याज के मामले में प्रमाणित करेगा । 


( 5 ) बंगलौर रोज और कृष्णापुरम प्याजों के निर्यात पर 3.5 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार लेने के स्थान पर केएपीपीईसी और 

एपीएमएआरकेएफईडी इन किस्मों के निर्यातकों से 20 रुपए प्रति मिट्रिक टन वसूल करेंगे ताकि ये अपने प्रशासनिक खर्चों को पूरा 

कर सके । 
( 6 ) केएपीपीईसी और एपीएमएआरकेएफईडी दोनों मुख्यत : बंगलौर रोज प्याज और कृष्णापुरम प्याज के निर्यात के लिए बुनियादी 

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट परियोजना हेतु निर्यातकों से 20 रुपए प्रति मिट्रिक टन वसूल करेंगे । तथापि ये 
1763 GI/2006 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Part II - Sec. 3 (ii ) 


एजेंसियां इस राशि को तब तक वसूल नहीं करेंगी जब तक इनके द्वारा यह परियोजना तैयार नहीं कर ली जाती और इसे वाणिज्य 

विभाग के निर्यात संवर्धन ( कृषि ) प्रभाग द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता । 
hottanten # fanen ICT 

[ Firsch FC 01/ 91 /162/ 430 /4 TH. 99/4 -3 ] 
एन . एल . लखनपाल , महानिदेशक , विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 
Notification No. 21 (RE - 2000 ) 1997 - 2002 

New Delhi, the 26th June, 2000 
S .O . 595 (E ). - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and 
Regulation ) Act, 1992 (No. 22 of 1992 ) read with paragraph 1. 3 of the Export and Import Policy, 1997 – 2002 
( incorporating amendmentmade up to 31 - 3 -2000 ), the Central Government hereby makes following amendments in the 
Export and Import Policy, 1997 - - 2002 (incorporating amendments made up to 31 -3 -2000 ). 

The following amendments shall be made in the entry at ITC ( IIS ) Code No . 0703( 2 ) in ITC (HS) Classifications 
of Export and Imports items, 1997 - 2002 , ( incorporating amendments made up to 31st August , 1998 ) at Schedule 2 , 
Table - B in continuation to the Notification No . 11 (RE - 2000 ) 1997 – 2002 date 26th April , 2000 . 
0703 (2 ) Bangalore Rose onions and Krishnapuram onions- Canalised Subject to the following conditions: 

(1) KAPPEC , Bangalore , is appointed as the canalizing agency for export of Bangalore Rose onions. 
( ii ) AP MARKFED , Hyderabad , is appointed as the canalising agency for export of Krishnapuram onions. 
( iii ) KAPPEC and APMARKFED are to follow the same procedures as evolved by NAFED for regular onions, 

in respect of the respective varieties of onions assigned to them . 
(iv ) KAPPEC and AP MARKFED would issue NOCs for export of Bangalore rose and Krishnapuram onions 

respectively against IL /c . While KAPPEC would certify at the time of stuffing and sealing the consignments 
of Bangalore Rose wnions, AP MARKFED would certify the same in the case of Krishnapuram onions. 
Instead of getting service charges @ 3 .5 % on the export of Bangalore Rose and Krishnapuram onions, 
theKAPPEC and AF MARKFED would charge from exporters of these varieties Rs. 20 per MT to enable 

them to meet their aydministrative expenses . 
( vi) Both KAPPEC and AP MARKFED may charge Rs. 20 per MT from the exporters for a specific project 

to meet an infrastructural requirement for the export of Bangalore Rose onions and Krishnapuram onions 
primarily. These ageencies would , however , not collect this amount until the project is prepared by them 

and approvalby EP (Agriculture ) Division of Department of Commerce . 
This issues in public interest. 

[F. No . 01/91/ 162 /430 /AM99/PC .III ] 
N . L . LAKHANPAL , Director General of Foreign Trade 

and Ex -Officio Addl. Secy 


Printed by thishe Manager,Govt. of India Press, Ring Road , Mayapur , New Delhi- 110064 

a and Published by the Controller of Pub 1 - 1 ) 4 . 


